निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 ज्येष्ठ 1932 ( श ) 
पटना, बुधवार , 16 जून 2010 


( सं० पटना 374 ) 


जल संसाधन विभाग 


- 


- - 


- 


अधिसूचना 

24 मई 2010 
सं0 22 / नि0सिo(भाग० )- 9 - 5 / 2003 / 792 — श्री राजेन्द्र प्रसाद राय, आई0डी0 - 2699, तत्कालीन सहायक 
अभियन्ता सिंचाई प्रमण्डल, सिकन्दरा से उनके उक्त पदस्थापन अवधि वर्ष 2000 - 01 में सिंचाई प्रमण्डल, सिकन्दरा 
के अधीन शाखा नहर के चेन सं0 -163. 00 से 170 .00 तक पहुच पथ की मरम्मति एवं टोवाल का निर्माण कार्य में 
मिट्टी संबंधी कार्य किये जाने के प्रमाण पाये जाने, निविदा आमंत्रण सूचना दैनिक समाचार पत्र में नहीं करने एवं 
प्री लेवल की जांच नहीं कराये जाने के लिये विभागीय उड़नदस्ता के जाच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम द्रष्टया 
प्रमाणित आरोपों के लिये विभागीय पत्रांक 392 , दिनांक 28 जून 2004 द्वारा सिविल सर्विसेज ( क्लासिफिकेशन, 
कंट्रोल एण्ड अपील) रूल्स 1956 के नियम - 55 ए के तहत स्पष्टीकरण किया गया । 

( 2 ) श्री राय से स्पष्टीकरण का जबाब अप्राप्त रहने की स्थिति में मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर 
की गयी एवं समीक्षोपरान्त श्री राय के विरूद्व निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया 

( क) निन्दन वर्ष 2000 - 01 

( ख ) दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक । 

(3) उक्त मामले की पुनर्समीक्षा सरकार के स्तर पर किये जाने के उपरान्त यह पाया गया कि श्री राय वर्ष 
2000 में ही सेवानिवृत हो गये एवं सेवानिवृति के उपरान्त इनके विरूद्व - 55 " ए" के तहत कार्रवाई नहीं चल सकती 
है । साथ ही मूल जॉच में ये दोषी नहीं पाये गये थे । फलतः सरकार द्वारा इनके विरूद्व अधिरोपित निन्दन वर्ष 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 जून 2010 
2000 - 01 एवं दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक के दण्ड को प्रभावी नहीं होने कारण विलोपित करने का 
निर्णय लिया गया है । 

उक्त निर्णय श्री राजेन्द्र प्रसाद राय , तत्कालीन सहायक अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत को संसूचित किया 
जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

शशि भूषण तिवारी , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 374- 571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic .in 


